शासन 


इसे वेबसाईट www. govtpressmp. nic .in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


मध्यम 


सत्यमे 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


wwe 


क्रमांक 416 ] 


भोपाल, सोमवार, दिनांक 10 अक्टूबर 2016 - आश्विन 18 , शक 1938 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल 

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2016 
क्र . सी .- 3- 10 - 2013-3 - एक . - भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , 
मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा ( संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम, 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं , 
अर्थात् : 


संशोधन 


उक्त नियमों में , 


1. नियम 7 में सारणी में , अनुक्रमांक 6 तथा उनके संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित 
प्रविष्टियां स्थापित की जाएं , अर्थात् : 


श्रेणी 


अनु. क्र . 
( 1) 


सेवा समूह 

(2 ) 


नवीन उप समूह 

( 3 ) 


पद/ पदनाम का संशोधित संवर्ग 

( 4 ) 


( 5 ) 


" 6. 


उप समूह - 01 


समूह - 6 [ हाई स्कूल 
( 10 + 2 ) स्तर ] 


कर्मशाला निदेशक/ कुशल सहायक/ तकनीकी सहायक / . तृतीय 
डिमॉन्स्ट्रेटर मेन्टीनेन्स तकनीशियन/ जूनियर इन्सट्रक्टर 
तथा अन्य समतुल्य संवर्ग एवं पद. 
प्रयोगशाला परिचारक एवं अन्य समतुल्य पद 

चतुर्थ. ". 


उप समूह - 02 


- 


831 


832 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अक्टूबर 2016 


mewwwanmanirammer 


- 


- 


- 


wammate 


- 


- 


- 


- 


2. नियम 9 में , उप नियम ( 3 ) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् : 

"3. संयुक्त अर्हता परीक्षा के लिए योजना नीचे सारणी में दिये अनुसार होगी , अर्थात् : 


सारणी 


अनुक्रमांक 


समूह 


कुल अंक 


प्रश्न - पत्रों के ब्यौरे 


अंक 


प्रश्न पत्र की 
कुल संख्या 

(3 ) 


( 1) 


( 2 ) 


___ ( 4 ) 


( 5 ) 


01 


200 


समूह - एक 
( स्नातकोत्तर स्तर ) 
उपसमूह - 3 


( क ) सामान्य विज्ञान 

सामान्य हिन्दी 
सामान्य अंग्रेजी 
सामान्य गणित 


( ख ) सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि 

सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान 
सामान्य तार्किक योग्यता 
सामान्य प्रबंधन 


2. 


___ 02 


200 


( क ) 


100 


समूह - दो 
( स्नातक स्तर ) 
उपसमूह - 4 


सामान्य विज्ञान 
सामान्य हिन्दी 
सामान्य अंग्रेजी 
सामान्य गणित 


100 


( ख ) सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि 

सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान 
सामान्य तार्किक योग्यता 
सामान्य प्रबंधन 


3. 


01 


100 


100 


100 


समूह - छः 
हाई स्कूल 
( 10 + 2 ) स्तर 
उपसमूह - 01 


सामान्य ज्ञान 
सामान्य हिन्दी 
सामान्य अंग्रेजी 
सामान्य गणित 
सामान्य विज्ञान 
तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न 


4 . 


01 


01 


100 


100 


100 


समूह - छः 
हाई स्कूल 
( 10 + 2 ) स्तर 
उप समूह - 02 


सामान्य ज्ञान 
सामान्य हिन्दी 
सामान्य अंग्रेजी 
सामान्य गणित 
सामान्य विज्ञान 
तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

सी . बी . पड़वार , उपसचिव . 


HEZYGT 1643 , FGHICH 10 37720 


2016 


832 (1 ) 


479767 , ferica 10 3788 0 2016 
to. FT.- 3- 10 - 2013 – 3– 59 . --Arca do Fifayn o 374250G 348 as UNE (3 ) 3174 UT # , a faunt to 
37f8oht . HT.- 3- 10 - 2013 - 6 - 3, 114167, faict 10 37ROK 2016 at 310 37 37ag 1741 ao fe À yolfera 
किया जाता है . 

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

Ft. ant. uçar , 344fea . 


Bhopal, the 10th October 2016 


No. C -3 - 10 - 2013 -3 - 1.-- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution 
of India , the Governor of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendments in the Madhya 
Pradesh Junior Service (Joint Qualifying ) Examination Rules , 2013 , namely : 


AMENDMENTS 


In the said rules, 


(1 ) In rule 7 , in the Table , for serial number 6 and entries relating thereto , the following serial number and 
entries relating thereto shall be substituted , namely : 


No . 


New Sub Group 


Amended Cadre of the Post/Designation 


Service Group 

(2 ) 


Class 

(5 ) 


( 1) 


(3 ) 


( 4 ) 


" 6 


Sub Group -01 


III 


Group - 6 . 
[High School 
( 10 + 2 ) Level] 


Karmshala Nideshak /Skilled Assistant/ 
Technical Assistant/Demonstrator /Maintenance 
Technicial/Junior Instructor and other 
Equivalent cadre and posts 


Sub Group - 02 


1 " 
. 


Laboratory Attendant and other 
equivalent posts . 


(2) 


In rule 9, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely : 


" ( 3 ) The plan for Joint qualifying examinaiton shall be as given in the table below , namely : 


TABLE 


No. 


Group 


Details of question papers 


Marks 


Total No . of 
question paper 

( 3 ) 


Total 
Mark 

(4 ) 


(1) 


(2) 


. 


. 


(5 ) 


(6 ) 


01 


200 


100 


Group — I 
Sub Group — 3 
(Post Graduate Level) 


General Science 
General Hindi 
General English 
General Mathematics 


General Knowledge and aptitude : 100 
General Computer Knowledge 
General Reasoning ability 
General Management 


832 (2) 


eziyar T16949, fatich 10 37RT 2016 


mwear 


(1) 


(2 ) 


(3) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


200 


100 


Group — 11 
Sub Group4 
(Graduate Level) 


General Science 
GeneralHindi 
General English 
GeneralMathematics 


100 


General Knowledge and aptitude 
General Computer Knowledge 
General Reasoning ability 
General Management 


. 


01 


100 


Group — VI 
High School 
( 10 + 2 ) 
Sub - group - 01 


General Knowledge 

100 
General Hindi 
General English 
GeneralMathematics 
General Science 
Questions based on technical Trade 


01 


100 


100 


100 .” . 


Group — VI 
High School 
( 10 + 2 ) 
Sub - group - 02 


General Knowledge 
General Hindi 
General English 
GeneralMathematics 
General Science 
Questions based on technical Trade 


By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , 

C . B . PADWAR , Dy . Secy. 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016. 


